सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 पौष, 1937 ( २० ) 
संख्या 50 राँची , शुक्रवार 

1 जनवारी, 2016 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

___ 31 दिसम्बर, 2015 
संख्या- 1/ सी0 - 202 / 2015 का .. 11251-- असम- मेघालय सरकार से झारखण्ड राज्य में सम्वर्ग 
परिवर्तन के फलस्वरूप पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राजेश सिंह, भा. प्र. से. ( झाः2007) को अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है | 

( भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
13017/ 23/ 2014- AIS-I दिनांक 26 नवम्बर, 2015 द्रष्टव्य ) 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 50 – 50 । 


